NRN 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 पौष, 1940 ( श० ) 


संख्या- 4 राँची , बुधवार , 


2 जनवरी, 2019 ( ई० ) 


श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 


अधिसूचना 
26 दिसम्बर , 2018 


संख्या-1 / पी .-105 / 2016 का .- 9373 -- नगर आयुक्त, राँची नगर निगम, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मनोज कुमार , भा .प्र. से. ( झाः2006 ) को दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से भा .प्र. से . 
के चयन ग्रेड ( Level-13 - 118500-214100) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

___ 2. श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। 


संख्या -1/ पी .- 105 / 2016 का .- 9374 -- श्रमायुक्त , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्रीमती विप्रा भाल, 
भा . प्र.से . ( झाः2006) ( अतिरिक्त प्रभार - अपर सचिव, गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड ) को 
दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा . प्र. से. के चयन ग्रेड (Level -13 - 118500-214100) में प्रोन्नति 
प्रदान की जाती है । 

2. श्रीमती भाल प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक श्रमायुक्त , झारखण्ड 
( अतिरिक्त प्रभार -विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड ) के पद पर बनी रहेंगी। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 2 जनवरी 2019 


संख्या-1/ पी .- 105/ 2016 का .- 9375 -- निदेशक , डॉ० रामदयाल मुण्डा जनजातीय शोध संस्थान , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री रणेन्द्र कुमार , भा .प्र. से. ( झाः2006 ) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के 
प्रभाव से भा . प्र.से . के चयन ग्रेड ( Level-13 - 118500- 214100) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे। 


संख्या-1 / पी .-105 / 2016 का .- 9376 -- निदेशक, पशुपालन, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री चितरंजन 
कुमार, भा .प्र.से . ( झाः2006 ) ( अतिरिक्त प्रभार - निदेशक , भविष्य निधि निदेशालय) को दिनांक 
01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से भा . प्र.से . के चयन ग्रेड (Level - 13 - 118500 - 214100 ) में प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है । 

श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


संख्या -1/ पी .-105 /2016 का .- 9377 -- अपर सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के पद 
पर पदस्थापित श्री भवानी प्रसाद लाल दास , भा .प्र. से. ( झाः2006) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के 
प्रभाव से भा .प्र. से . के चयन ग्रेड ( Level-13 - 118500-214100) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री दास प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक विशेष सचिव, नगर विकास एवं 
आवास विभाग, झारखण्ड के रूप में बने रहेंगे । 


संख्या-1/ पी .-105/ 2016 का .- 9378 -- निदेशक, खेलकूद, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अनिल 
कुमार सिंह, भा . प्र. से . ( झाः2006 ) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा .प्र. से . के चयन ग्रेड 
( Level- 13 - 118500 - 214100) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


संख्या-1/ पी .- 105/ 2016 का .-9379-- अपर सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अनिल कुमार राय, भा . प्र. से. ( झाः2006) को दिनांक 
01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा .प्र . से . के चयन ग्रेड ( Level- 13 - 118500-214100) में प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है । 

श्री राय प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक विशेष सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति , 
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के रूप में बने रहेंगे । 


संख्या-1/ पी.-105 / 2016 का.- 9380 -- अपर सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, 
झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री इकबाल आलम अंसारी, भा .प्र. से. ( झाः2006 ) को दिनांक 
01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा .प्र. से . के चयन ग्रेड ( Level -13 - 118500-214100 ) में प्रोन्नति प्रदान 
की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 2 जनवरी 2019 


___ श्री अंसारी प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक विशेष सचिव , पर्यटन, कला 
संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड के रूप में बने रहेंगे। 


संख्या-1/ पी .- 105 / 2016 का .- 9381-- निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती सुचित्रा सिन्हा, भा . प्र. से . ( झाः2006 ) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा . प्र. से . के 
चयन ग्रेड (Level -13 - 118500 -214100) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

___ श्रीमती सिन्हा प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बनी 
रहेंगी। 


संख्या-1/ पी .-105 / 2016 का .- 9382 -- निदेशक , हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित श्री उदय प्रताप , भा . प्र. से . ( झाः2006 ) ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी , माटी कला बोर्ड, राँची) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा . प्र. से . के 
चयन ग्रेड (Level- 13 - 118500-214100 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री प्रताप प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। 


संख्या-1/ पी .-105 / 2016 का .- 9383 -- निदेशक , संस्कृति , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री अशोक 
कुमार सिंह, भा .प्र. से. ( झाः2006 ) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा . प्र. से . के चयन ग्रेड 
( Level-13 - 118500 - 214100) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे। 


संख्या-1/ पी .- 105/ 2016 का .- 9384 -- उपाध्यक्ष, राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार ( त्त्क् ।) के पद पर 
पदस्थापित श्री राज कुमार , भा .प्र. से. ( झाः2006 ) को दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से भा .प्र. से. के 
चयन ग्रेड ( Level- 13 - 118500 -214100 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री कुमार प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे। 


संख्या -1 / पी .-105/ 2016 का .- 9385 -- अपर सचिव , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले 
विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री बद्रीनाथ चैबे, भा . प्र. से . ( झाः2006) ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध 
निदेशक, राज्य खाद्य निगम, झारखण्ड ) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा. प्र.से . के चयन 
ग्रेड ( Level- 13 - 118500-214100) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री चैबे प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक विशेष सचिव , खाद्य, सार्वजनिक 
वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , राज्य खाद्य निगम , 
झारखण्ड ) के रूप में बने रहेंगे । 


संख्या -1/ पी .-105/ 2016 का .-9386 -- निदेशक , सूचना जनसम्पर्क विभाग , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता, भा . प्र. से . ( झाः2006 ) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से 
भा .प्र.से . के चयन ग्रेड ( Level - 13 - 118500 - 214100 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री गुप्ता प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 2 जनवरी 2019 


संख्या-1 / पी .-105 / 2016 का .- 9387 -- निदेशक , उच्च शिक्षा, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री दिनेश 
प्रसाद, भा . प्र. से . ( झाः2006 ) को दिनांक 01 जनवरी, 2019 के प्रभाव से भा .प्र. से. के चयन ग्रेड (Level-13 
- 118500-214100 ) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

__ श्री प्रसाद प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


संख्या- 1 / पी .- 105 / 2016 का .- 9388 -- नगर आयुक्त , देवघर नगर निगम के पद पर पदस्थापित श्री 
संजय कुमार सिंह , भा . प्र . से . ( झाः2006 ) को दिनांक 01 जनवरी , 2019 के प्रभाव से भा . प्र. से. के चयन 
ग्रेड ( Level- 13 - 118500-214100) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 

श्री सिंह प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक वर्तमान पद पर बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 4 -- 100 


